निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आश्विन 1935 ( श ) 
( सं0 पटना 745 ) पटना, सोमवार , 30 सितम्बर 2013 

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 


अधिसूचना 

20 जून 2013 
सं0 533 - शिवहर जिलान्तर्गत कबीर पंथी मठ विसाही पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक 
न्यास है , जिसकी निबंधन संख्या 143 है । पर्षदीय अधिसूचना सं0 3024 दिनांक 04. 12. 2004 द्वारा गठित न्यास समिति 
को न्यास हित के प्रतिकूल कार्यो के कारण पत्रांक 191 दिनांक 10.05.2010 द्वारा भंग करते हुए महंत जयन्त दास को 
एक साल के लिए अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया था । उक्त एक वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है । 

यह विसाही कबीर पंथी मठ , फतुहा मूल मठ का शाखा है । इस न्यास के महंत राम नरेश दास ने विसाही मठ 
के सुचारू प्रबंधन हेतु स्थानीय लोगों की एक आम सभा आयोजित कर न्यास समिति के गठन हेतु सात व्यक्तियों के 
नाम का चयन किया है तथा पर्षद से इसकी स्वीकृति का अनुरोध किया है । प्रस्तावित न्यास समिति के सदस्यों का 
चरित्र सत्यापन थानाध्यक्ष शिवहर द्वारा कराया गया है । उन्होंने चयनित व्यक्तियों का चरित्र उत्तम बताया है । 

चंक इस मठ के अस्थायी न्यासधारी के पद पर महंत जयन्त दास का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है , 
अतः न्यास के समुचित प्रबंधन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है । 

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम , 1950 की धारा - 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो 
धार्मिक न्यास की उप विधि सं0 43 ( द ) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है , का प्रयोग करते हुए कबीर पंथी मठ विसाही की 
सम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने 
एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है । 

योजना 
1. अधिनियम की धारा - 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम " कबीर पंथी मठ न्यास योजना, विसाही " होगा 

तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम " कबीर पंथी मठ न्यास समिति, 
विसाही होगी जिसमें न्यास की समग्र चल - अचल सम्पत्तियों के संधारण का अधिकार निहित होगा । 
इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सुव्यवस्था करना होगा । साथ ही न्यास 
की जिन भू - खण्डों का अवैध अन्तरण हुआ है, उनका पता लगाकर, उनकी वापसी के लिए विधिनुकुल कार्रवाई 

की जायेगी । 
3. न्यास समिति मठ के परम्परा के अनुसार धार्मिक आचारों का पालन सुनिश्चित करेगी । 


N 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 सितम्बर 2013 
मठ में प्राप्त होनेवाली समग्र आय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा की जायेगी । 
बैंक खाता का संचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा । व्यय के अनुसार राशि निकालकर 
काम किया जायेगा । 
न्यास के लेखा का संधारण सत्यापित पंजी में होगा । आय - व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति 
का प्रमुख दायित्व होगा जिससे कि सिमिति का कार्य परिलक्षित हो सके और जनता का विश्वास बना रहे । 
न्यास की सभी भू - खंडो का नामांतरण " कबीर पंथी मठ, विसाही के नाम से होगा । 
अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे । समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार 
अवश्य आयोजित की जायेगी । 
न्यास समिति के सचिव द्वारा बैठकों की कार्यवाही पुस्तिका संधारित की जायेगी तथा कोषाध्यक्ष न्यास के लेखा 
के संधारण के लिए उत्तरदायी होंगे । 
न्यास समिति अधिनियम एवं उप - विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय - व्यय 
की विवरणी, बजट , अंकेक्षण प्रतिवेदन , कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी । 
कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझे जाने पर, इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर 
पर्षद् के अनुमोदन के लिए भेजेगी । 
न्यास समिति का कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यदि न्यास से लाभ उठाता हुआ पाये जायेगें या 
आपराधिक पृष्टभूमि का होंगे तो वह न्यास समिति की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जायेगा और उस 

स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । 
12. न्यास समिति में कोई पद आकस्मिक दुर्घटना, त्याग - पत्र अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर उस पर नियुक्ति 

पर्षद् करेगी । 
13. न्यास समिति के कोई सदस्य अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में विफल रहेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे 

तो समिति के अध्यक्ष या सचिव इसकी सूचना पर्षद् को देंगे ताकि समुचित कार्रवाई की जा सके । 
इस योजना में परिवर्तन , परिवर्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद् में निहित होगा । 
इस योजना के संचालन एवं कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास समिति का सदस्य मनोनित 
किया जाता है : 
1. महंत राम नरेश दास , कबीर पंथी मठ , फतुहा, 

- पदेन अध्यक्ष 
2. श्री रामाधार सिंह, पिता - स्व० प्रहलाद सिंह, 

- सचिव 
3. श्री रामबाबू सिंह , पिता - स्व० जोत नारायण सिंह 

- कोषाध्यक्ष 
4. श्री उमा शंकर प्रसाद, पिता - स्व० रामचन्द्र प्रसाद 

– सदस्य 
5. श्री हरी पासवान, पिता - भोला पासवान 

- सदस्य 
6. श्री रूपन राउत , पिता - स्व0 दुखन राउत 

सदस्य 
7 . श्री राम ईश्वर साह, 

- सदस्य 
उपरोक्त सभी साकिनान -विसाही, थाना - शिवहर, जिला - शिवहर 
यह योजना दिनांक 20.06. 2013 से प्रभावी होगा और इसका कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा । 

विश्वासभाजन, 
किशोर कुणाल , 

अध्यक्ष । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 745-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


